. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

7 ज्येष्ठ 1936 ( श० ) 
संख्या 245 राँची ,बुधवार 

28 मई , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
28 मई, 2014 


संख्या -1/ विविध- 834/ 06 का .- 4778 -- श्री राजीव अरूण एक्का, भा .प्र. से . ( झा : 94), सचिव , समाज कल्याण 
विभाग, झारखण्ड , राँची के दिनांक 20. 05 . 2014 से अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के फलस्वरूप उनकी 
अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए श्री एल0 खियांग्ते, भा.प्र.से. ( झाः88), प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, 
राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3888 ,दिनांक 29. 04.2014 उक्त हद तक संशोधित समझा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा कांशी, 


सरकार के अपर सचिव | 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 245 - 50 | 


